शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015. " 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी . 2-22 - छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि . 
से . भिलाई , दिनांक 30-5-2001. " 


मत्यमवजयत 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 32 ] 


रायपुर, शुक्रवार , दिनांक 9 अगस्त 2019- श्रावण 18, शक 1941 


विषय - सूची 
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं , ( 2 ) सांख्यिकीय 
( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 4 ) 

सूचनाएं. 
राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं , ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं , भाग 4.- ( क ) ( 1 ) छत्तीसगढ़ विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के 
( 7 ) लोक - भाषा परिशिष्ट. 

प्रतिवेदन, ( 3 ) संसद में पुरःस्थापित विधेयक , ( ख ) ( 1 ) 

अध्यादेश, ( 2 ) छत्तीसगढ़ अधिनियम, ( 3 ) संसद् के 
भाग 2. – स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. 

अधिनियम , ( ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम . 


भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर , अटल नगर दिनांक 29 जून 2019 


क्रमांक ई 1-01/ 2019/ एक -2. - राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. मनिन्दर कौर द्विवेदी , भा.प्र.से. ( 1995 ) आवासीय आयुक्त छत्तीसगढ़ 
भवन, नई दिल्ली को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रमुख सचिव, ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए प्रमुख सचिव, कृषि 
विभाग ( स्वतंत्र प्रभार - उद्यानिकी, मंडी बोर्ड एवं दुग्ध महासंघ ) तथा आवासीय आयुक्त , छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली का अतिरिक्त प्रभार सौंपता 
है . 


2 . 


श्री परेदशी सिद्धार्थ कोमल, भा.प्र.से. ( 2003 ) , सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ - साथ 
सचिव , महिला एवं बाल विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है . 


575 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2019. 


576 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019 


[ भाग 1 


3. 


श्री अविनाश चंपावत , भा.प्र.से. ( 2003 ) , सचिव, जल संसाधन विभाग तथा अतिरिक्त सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग को 
उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ - साथ सचिव, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 


4 . 


श्री ए. कुलभूषण टोप्पो, भा.प्र.से. ( 2003 ), आयुक्त , सरगुजा संभाग, अंबिकापुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव , 
समाज कल्याण विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए आयुक्त, निःशक्तजन का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है . 


5 . श्री अनिल कुमार टुटेजा, भा.प्र.से. ( 2003 ) , संयुक्त सचिव, मंत्रालय को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संयुक्त सचिव , 
वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग के पद पर पदस्थ करता है . 


6 . 


श्री ईमिल लकड़ा, भा.प्र.से. ( 2003 ), सचिव, समाज कल्याण तथा अतिरिक्त प्रभार आयुक्त - सह - संचालक , स्थानीय निधि संपरीक्षा 
आयुक्त , निःशक्तजन को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर के पद पर पदस्थ करता है . 


7 . 


" 


श्री टामन सिंह सोनवानी, भा.प्र.से. ( 2004 ), संयुक्त सचिव , मुख्यमंत्री तथा अतिरिक्त प्रभार संयुक्त सचिव ( स्वतंत्र प्रभार ) ,विमानन 
विभाग एवं संचालक, विमानन को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ - साथ संचालक , कृषि एवं गन्ना आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 


8 . श्री मुकेश कुमार, भा.प्र.से. ( 2005 ), को प्रशिक्षण से लौटने पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव, उद्यानिकी एवं 
कृषि विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए विशेष सचिव, ग्रामोद्योग विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 


9 . श्री एलेक्स व्ही . एफ. पॉल मेनन व्ही , भा.प्र.से. ( 2006 ), विशेष सचिव, मंत्रालय को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष 
सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए प्रबंध संचालक , छ.ग. स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन 
रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 


10 . श्री भीम सिंह, भा.प्र.से. ( 2008 ), संचालक , कृषि तथा अतिरिक्त प्रभार संचालक, ग्रामीण आवास एवं गन्ना आयुक्त को अस्थायी रूप 
से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, छ.ग. पर्यटन मण्डल , रायपुर के पद पर पदस्थ करता है. 


श्री भीम सिंह , भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रबंध संचालक, छ.ग. पर्यटन मण्डल, रायपुर के असंवर्गीय पद को 
राज्य शासन , भारतीय प्रशासनिक सेवा ( वेतन ) नियमावली, 2016 के नियम -12 के तहत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 
कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है . 


11 . 


श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा , भा.प्र.से. ( 2008 ), प्रबंध संचालक , दुग्ध महासंघ तथा अतिरिक्त प्रभार मिशन संचालक, स्वच्छ भारत मिशन 
( ग्रामीण ) को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के पद पर पदस्थ करते हुए प्रबंध 
संचालक, दुग्ध महासंघ का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 


श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा , भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रबंध संचालक , छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम 
के असवंर्गीय पद को राज्य शासन भारतीय प्रशासनिक सेवा ( वेतन ) नियमावली, 2016 के नियम-12 के तहत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय 
प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है . 


12. 


श्री अनुराग पाण्डेय , भा.प्र.से. ( 2009 ), संचालक , उद्योग एवं संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को अस्थायी रूप से आगामी 
आदेश पर्यन्त संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा के पद पर पदस्थ करते हुए मिशन संचालक, स्वच्छ भारत मिशन ( ग्रामीण ) का अतिरिक्त प्रभार 
सौंपता है . 


13. 


श्री जन्मेजय महोबे, भा.प्र.से. ( 2011) , प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम तथा अतिरिक्त प्रभार प्रबंध 
संचालक , छ.ग. स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त - सह - संचालक , महिला एवं बाल 
विकास के पद पर पदस्थ करता है . 


14. सुश्री नम्रता गांधी, भा.प्र.से. ( 2013), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सरगुजा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त 
उप सचिव, मंत्रालय के पद पर पदस्थ करता है . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019 


577 


15 . 


श्री अजीत वसंत , भा.प्र.से. ( 2013 ), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , जांजगीर- चांपा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश 
पर्यन्त संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म के पद पर पदस्थ करते हुए प्रबंध संचालक , छ.ग. मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड , 

रायपुर का 
अतिरिक्त प्रभार सौंपता है . 


श्री अजीत वसंत , भा.प्र.से. द्वारा संचालक , भौमिकी एवं खनिकर्म एवं प्रबंध संचालक , छ.ग. मिनरल डेव्हलपमेंट , कार्पोरेशन 
लिमिटेड, रायपुर का पद भार ग्रहण करने के दिनांक से श्री के. सी . देव सेनापति , भा.प्र.से. ( 2007 ), संचालक , भौमिकी एवं खनिकर्म तथा 
अतिरिक्त प्रभार प्रबंध संचालक , छ.ग. राज्य खनिज विकास निगम एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी ( चिप्स ) , 
रायपुर, पदेन संयुक्त सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग केवल संचालक , भौमिकी एवं खनिकर्म तथा अतिरिक्त प्रभार प्रबंध 
संचालक , छ.ग. राज्य खनिज विकास निगम के प्रभार से मुक्त होंगे . शेष प्रभार यथावत् रहेगा. 


श्री अजीत वसंत , भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से संचालक , भौमिकी एवं खनिकर्म के असवंर्गीय पद को राज्य 
शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा ( वेतन ) नियमावली, 2016 के नियम-12 के तहत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ 
वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है . 


16. 


श्री इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल, भा.प्र.से. ( 2013 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , कोरबा को अस्थायी रूप से आगामी 
आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर के पद पर पदस्थ करता है. 


17 . 


श्री कुलदीप शर्मा, भा.प्र.से. ( 2014 ), अपर कलेक्टर सरगुजा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, 
जिला पंचायत , सरगुजा के पद पर पदस्थ करता है . 


. 


18 . 


श्री एस. जयवर्धन , भा.प्र.से. ( 2014 ), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , बलौदाबाजार - भाटापारा को अस्थायी रूप से 
आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरबा के पद पर पदस्थ करता है. 


19. श्री प्रभात मलिक, भा.प्र.से. ( 2015 ), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , बस्तर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त 
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , रायपुर 

विकास प्राधिकरण ( आर.डी.ए. ) के पद पर पदस्थ करता है . 


श्री प्रभात मलिक , भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण 
( आर.डी.ए. ) के असंवर्गीय पद को राज्य शासन , भारतीय प्रशासनिक सेवा ( वेतन ) नियमावली, 2016 के नियम -12 के तहत प्रतिष्ठा एवं 
जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है . 


नवा रायपुर , अटल नगर दिनांक 10 जुलाई 2019 


क्रमांक ई 1-20/ 2016/ एक / 2.- भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित अधिकारी को भा.प्र.से. ( वेतन ) नियम, 2016 के नियम 
3 ( 1) ( 2 ) के परन्तुक के अंतर्गत आवंटन वर्ष से 09 वर्ष की सेवा पूर्ण किये जाने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख दर्शित कॉलम में अंकित 
तिथि से सेवा के कनष्ठि प्रशासनिक वेतनमान Pay Matrix Level -12 के अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त, स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया 
जाता है : 


स.क्र . 


वर्तमान पदस्थापना 


नवीन पदस्थापना 


अधिकारी का नाम एवं 

आवंटन वर्ष 


कनिष्ठ प्रशासनिक 
वेतनमान की 
देय तिथि 
( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


1 . 


01-01-2017 


नियंत्रक , खाद्य एवं औषधि 


श्री सत्यनारायण राठौर 
( 2008 ) . 


नियंत्रक , खाद्य एवं औषधि 
प्रशासन. 


प्रशासन. 


2 . उपरोक्त अधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन , भारतीय प्रशासनिक सेवा ( वेतन ) नियमावली, 2016 के 
नियम-12 के तहत उनके नाम के सम्मुख दर्शाए नवीन पदस्थापना के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में , भारतीय प्रशासनिक सेवा के 
कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है . 


578 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2019 


[ भाग 1 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12 जुलाई 2019 


क्रमांक ई 1-20 / 2019/ एक / 2. - राज्य शासन एतद्द्वारा सुश्री नम्रता गांधी, भा.प्र.से. ( 2013) , उप सचिव, मंत्रालय, को अस्थायी रूप 
से आगामी आदेश पर्यन्त उप सचिव, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के पद पर पदस्थ करता है . 


अटल नगर रायपुर, दिनांक 12 जुलाई 2019 


क्रमांक ई 1-01/ 2019/एक/2. - राज्य शासन एतद्द्वारा श्री मुकेश कुमार, भा.प्र.से. ( 2005 ), विशेष सचिव, उद्यानिकी एवं कृषि 
विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार विशेष सचिव , ग्रामोद्योग विभाग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ - साथ संचालक , आदिम जाति कल्याण का 
अतिरिक्त प्रभार सौंपता है . 


2 . 


श्री नीरज कुमार बंसोड़, भा.प्र.से. ( 2008 ) , संचालक, आदिम जाति कल्याण तथा अतिरिक्त प्रभार प्रबंध संचालक, छ.ग. अंत्यावसायी 
वित्त एवं विकास निगम एवं वक्फ सर्वे आयुक्त को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक , स्वास्थ्य सेवायें के पद पर पदस्थ करता है. 


श्री नीरज कुमार बंसोड़, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से संचालक, स्वास्थ्य सेवायें के असंवर्गीय पद को राज्य शासन , 
भारतीय प्रशासनिक सेवा ( वेतन ) नियमावली, 2016 के नियम -12 के तहत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ 
प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है . 


3 . श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी, भा.प्र.से. ( 2008 ), संचालक, स्वास्थ्य सेवायें को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर , 
जिला - बेमेतरा के पद पर पदस्थ करता है. 


4 . 

श्री महादेव कावरे, भा.प्र.से. ( 2008 ) , कलेक्टर, जिला - बेमेतरा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, कोष लेखा एवं 
पेंशन के पद पर पदस्थ करता है. 


श्री महादेव कावरे , भा.प्र.से. द्वारा संचालक , कोष, लेखा एवं पेंशन का पदभार ग्रहण करने के दिनांक से श्रीमती शारदा वर्मा, भा.प्र.से. 
( 2008 ) , संयुक्त सचिव, वित्त विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार संचालक , बजट एवं संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन केवल संचालक , कोष, लेखा 
एवं पेंशन के अतिरिक्ति प्रभार से मुक्त होंगी. शेष प्रभार यथावत् रहेगा. 


5 . 


श्री विनीत नंदनवार, भा.प्र.से. ( 2013 ), उप सचिव, वित्त विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार संचालक , संस्थागत वित्त को अस्थायी रूप से 
आगामी आदेश पर्यन्त अपर कलेक्टर, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है. 


6 . 


सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, भा.प्र.से. ( 2014), मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, सुकमा को अस्थायी रूप से आगामी 
आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायगढ़ के पद पर पदस्थ करता है . 


7 . श्री प्रभात मलिक, भा.प्र.से ( 2015 ), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण ( आर.डी.ए. ) को उनके वर्तमान 
कर्तव्यों के साथ - साथ संचालक, संस्थागत वित्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

कमलप्रीत सिंह , सचिव . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019 


579 


गृह ( पुलिस ) विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर , अटल नगर 


. 


नवा रायपुर , अटल नगर दिनांक 16 जुलाई 2019 


क्रमांक एफ - 1-06 / 2018/ दो - गृह/ भापुसे. - राज्य शासन एतद्द्वारा श्री डी . एम. अवस्थी, ( भापुसे -1986 ), पुलिस महानिदेशक , 
छ.ग. को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ - साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक महानिदेशक एस.आई.बी. / नक्सल ऑपरेशन, छ.ग. का 
अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है . 


( 2 ) 


श्री विनय कुमार सिंह, ( भापुसे -1987 ) महानिदेशक , ई.ओ.डब्ल्यू./ए.सी.बी., छत्तीसगढ़ को तत्काल प्रभाव से अस्थायी 
रूप से आगामी आदेश तक महानिदेशक नगर सेना एवं नागरिक सुरक्षा, छ.ग. के पद पर पदस्थ करते हुये उनको 
महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, छ.ग. का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है. 


2 . 


श्री विनय कुमार सिंह, ( भापुसे -1987 ) द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भारतीय पुलिस सेवा ( वेतन ) नियम 
2007 के नियम -11 के तहत महानिदेशक नगर सेना एवं नागरिक सुरक्षा, छ.ग. के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय पुलिस 
सेवा के विशेष महानिदेशक के पद के समकक्ष घोषित किया जाता है. 


नवा रायपुर , अटल नगर दिनांक 17 जुलाई 2019 


क्रमांक एफ 3-14/ 2019/ गृह - दो . - मैदानी गोला बारूद तोप अभ्यास अधिनियम 1938 के अध्याय II की धारा 9 ( 2 ) में निहित 
प्रावधान के अंतर्गत राज्य शासन एतद् द्वारा जिला दंतेवाड़ा के ग्राम गामावाड़ा, पटवारी हल्का नं . 13, भूमि खसरा नं . 874 रकबा 0.780 हेक्टेयर 
भूमि को फायरिंग रेंज हेतु अधिसूचित करता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

मुकुन्द गजभिये, उप सचिव 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 2 जुलाई 2019 


क्रमांक एफ 7-01/2019/ दो - गृह/ भापुसे. - राज्य शासन एतद्द्वारा श्री विजय अग्रवाल , ( भापुसे ) सेनानी , 7 वीं वाहिनी, छसबल , 
भिलाई, जिला दुर्ग , छत्तीसगढ़ को दिनांक 01-03-2019 से 08-03-2019 ( कुल 08 दिवस ) तक का अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति 
प्रदान की जाती है. साथ ही दिनांक 09 एवं 10 मार्च 2019 को विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है. 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्री अग्रवाल आगामी आदेश तक, सेनानी , 7 वीं वाहिनी, छसबल, भिलाई के पद पर पुनः पदस्थ होंगे. 


अवकाश काल में श्री अग्रवाल को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्वमिलते 


3 . 
थे. 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अग्रवाल ( भापुसे ) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते. 


5 . 


श्री विजय अग्रवाल ( भापुसे ), सेनानी, 7 वीं वाहिनी, छसबल, भिलाई , जिला दुर्ग , छत्तीसगढ़ के उक्त अवकाश अवधि में सेनानी, 7 वीं 
वाहिनी, छसबल, भिलाई, जिला दुर्ग का चालू प्रभार श्री आशुतोष सिंह, ( भापुसे ), सेनानी प्रथम वाहिनी, छसबल, भिलाई, जिला दुर्ग को उनके 
वर्तमान कार्य के साथ - साथ सौंपा जाता है. 


580 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019 


[ भाग 1 


अटल नगर रायपुर, दिनांक 8 जुलाई 2019 


क्रमांक एफ 1-48 /2001/ दो - गृह / भापुसे. राज्य शासन एतद् द्वारा श्री गिरिधारी नायक , ( भापुसे ) महानिदेशक, विआशा एवं न. 
अभियान , छ.ग. को दिनांक 06-06-2019 से 14-06-2019 ( कुल 09 दिवस ) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृति किया जाता है. साथ ही 
दिनांक 05, 15, 16 एवं 17 जून 2019 को विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है. 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्री नायक आगामी आदेश तक महानिदेशक , विआशा एवं न. अभियान, छ.ग. के पद पर पुनः पदस्थ होंगे. 


3 . 


अवकाश काल में श्री नायक को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्वमिलते 


थे . 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नायक ( भापुसे ) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते. 


अटल नगर रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2019 


क्रमांक एफ 7-02/ 2015/ दो - गृह / भापुसे. - राज्य शासन एतद् द्वारा श्री दीपक कुमार झा , ( भापुसे 2007 ) पुलिस अधीक्षक , जिला 
बस्तर, छ.ग. को दिनांक 07-06-2019 से 14-06-2019 ( कुल 08 दिवस ) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृति किया जाता है. साथ ही दिनांक 
15, 16 एवं 17 जून 2019 को विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है. 


2 . 


अवकाश काल में श्री झा को अवकाश वेतन , भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने के पूर्वमिलते थे. 


3 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री झा ( भापुसे ) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते. 


अटल नगर रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2019 


क्रमांक एफ 7-02/ 2019 / दो - गृह / भापुसे. - राज्य शासन एतद् द्वारा श्री बी . पी. राजभानू ( भापुसे ) सेनानी , 14 वीं वाहिनी , छसबल, 
धनोरा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ को दिनांक 03-06-2019 से 14-06-2019 ( कुल 12 दिवस ) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृति किया जाता 
है. साथ ही दिनांक 02 , 15,16 एवं 17 जून 2019 को विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है. 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्री राजभानू आगामी आदेश तक, सेनानी , 14 वीं वाहिनी, छसबल , धनोरा, जिला बालोद, छ.ग. के पद पर पुनः 


पदस्थ होंगे. 


3. 
थे . 


अवकाश काल में श्री राजभानू को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने के पूर्वमिलते 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजभानू ( भापुसे ) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते. 


5 . 


श्री राजभानू ( भापुसे ) सेनानी, 14 वीं वाहिनी, छसबल, धनोरा, जिला बालोद , छत्तीसगढ़ के उक्त अवकाश अवधि में सेनानी, 14 वीं 
वाहिनी, छसबल, धनोरा , जिला बालोद का चालू प्रभार श्री जयंत वैष्णव , ( रापुसे ), सेनानी , 21 वीं वाहिनी छसबल, करकाभाट, जिला बालोद को 
उनके वर्तमान कार्य के साथ - साथ सौंपा जाता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

डी . पी . कौशल , अवर सचिव . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2019 


581 


वन विभाग 


मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर 


अटल नगर रायपुर, दिनांक 29 जून 2019 


क्रमांक एफ 1-02/2019/ 10 - भा.व.से. - राज्य शासन एतद्द्वारा कॉलम क्रमांक-4 के अनुक्रमांक -2 एवं 3 में उल्लेखित पदों पर 
पदस्थ भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की सेवा निवृत्ति से रिक्त होने वाले 02 पदों एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक , वन्यप्राणी एवं जैव विविधता 
संरक्षण सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक के रिक्त 01 पद के विरूद्ध निम्नलिखित भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के 
साथ - साथ, उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक -4 में उल्लेखित पद का अतिरिक्त प्रभार अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त सौंपता है : 


क्र . 


वर्तमान पदस्थापना 


अतिरिक्त प्रभार 


अधिकारी का नाम एवं 

पदनाम 
( 2 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 . 


श्री अतुल कुमार शुक्ला, 
भा.व.से. ( 1986 ) 


अपर प्रधान मुख्य वन सरंक्षक ( भू - प्रबंध ) 
कार्या. प्र.मु.व.सं. छ.ग. , रायपुर . 


प्रधान मुख्य वन संरक्षक , वन्यप्रणी एवं जैव 
विविधता संरक्षण सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक . 


2 . 


, 


श्री आर. के . गोवर्धन, 
भा.व.से. ( 1986 ) 


अपर प्रबंध संचालक , छ.ग. राज्य वन 
विकास निगम लि ., रायपुर. 


प्रबंध संचालक , छ.ग. राज्य वन विकास निगम 
लिमिटेड , 

रायपुर. 


3 . 


श्री आर. बी . पी . सिन्हा 
भा.व.से. ( 1986 ) . 


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ( कार्य 
आयोजना ) कार्या. प्र.मु.व.सं., छ.ग., 
रायपुर . 


मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य वनौषधि 
पादप बोर्ड, रायपुर . 


श्री अतुल कुमार शुक्ला, भा.व.से. ( 1986 ) द्वारा अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री राकेश चतुर्वेदी , भा.व.से. ( 1985 ) 
प्रधान मुख्य वन संरक्षक ( वन्यप्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक ) के अतिरिक्त प्रभार से कार्य मुक्त होंगे. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

जयसिंह म्हस्के , सचिव. 


ऊर्जाविभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन , नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 1 जुलाई 2019 


क्रमांक 1568/ आर -39 / 2019/13/ 2. - राज्य शासन के आदेश क्रमांक 137-145/पॉ.कं . नियुक्ति / 2018/13/ 1, दिनांक 28-01 
2019 द्वारा श्री शैलेन्द्र कुमार शुक्ला को क्रमशः छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, 
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रेडिंग कंपनी 
लिमिटेड में निदेशक एवं अध्यक्ष के पद पर, पदभार ग्रहण करने की तारीख से 03 वर्ष तक अथवा आगामी आदेश तक जो भी पहले हो , की 
अवधि के लिए उक्त कंपनियों में निदेशक एवं अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है. 


2 . 


संदर्भित आदेश की कंडिका 3 में श्री शैलेन्द्र कुमार शुक्ला की नियुक्ति की सेवा शर्ते पृथक से जारी किये जाने का लेख है. 


3 . 


अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज लिमिटेड के लिये प्रमुख सचिव के समकक्ष वेतन , भत्ते निर्धारित 
करती है. तद्नुसार श्री शैलेन्द्र कुमार शुक्ला को उक्त कंपनियों में पदभार ग्रहण करने की तारीख से पे लेबल मैट्रिक्स 15 के अंतर्गत पे- बैंड 
1,82,200 से 2,24,100 अनुसार वेतन का निर्धारण किया जाए. 


4 . 


और श्री शैलेन्द्र कुमार शुक्ला को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सातवें वेतनमान के अंतर्गत समय - समय पर दिए जा रहे महंगाई भत्ते 
की दर अनुसार महंगाई भत्ता तथा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के ऑफिस मेमोरेण्डम क्रमांक 2/5/2017- EII ( B) दिनांक 07 जुलाई 2017 के 
अनुसार मकान भत्ता के भुगतान की पात्रता रहेगी. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

एम. एस . रत्नम, विशेष सचिव. 


582 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2019 


[ भाग 1 


कार्यालय , 

कलेक्टर, 


राजस्व विभाग 
जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव , छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 

आपदा प्रबंधन विभाग 


रायगढ़, दिनांक 7 जून 2019 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/ अ -82 / 2016-17.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामनेदिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अत : भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( जिसे 
एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 12 ( 2 ) के द्वारा 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


प्राधिकृत अधिकारी 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


सारंगढ़ 


0.414 


लात नाला व्यपवर्तन 


टांगर 
प.ह.नं. 50 


कार्यपालन अभियंता, जल 
संसाधन संभाग, रायगढ़ . 


योजना के तहत नहर 
निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ), सारंगढ़ जिला - रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


रायगढ़ , दिनांक 7 जून 2019 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/ अ-82/ 2016-17. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( जिसे 
एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 ( 2 ) के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


सारंगढ़ 


0.150 


टांडापाली 
प.ह.नं. 49 


कार्यपालन अभियंता, जल 
संसाधन संभाग , रायगढ़ . 


लात नाला व्यपवर्तन 


योजना के तहत नहर 
निर्माण हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( रा.), सारंगढ़ जिला - रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019 


583 


रायगढ़, दिनांक 7 जून 2019 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 08 / अ -82/ 2016-17. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अत : भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( जिसे 
एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 ( 2 ) के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


सारंगढ़ 


0.020 


बोईरडीह 
प.ह.नं. 49 


कार्यपालन अभियंता, जल 
संसाधन संभाग, रायगढ़ . 


लात नाला व्यपवर्तन 


योजना के तहत नहर 
निर्माण हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ), सारंगढ़ जिला- रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


रायगढ़, दिनांक 7 जून 2019 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 09 / अ-82 /2016-17. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे 
एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 ( 2 ) के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


सारंगढ़ 


0.045 


माघोपाली 
प.ह.नं. 47 


कार्यपालन अभियंता, जल 
संसाधन संभाग, रायगढ़ . 


लात नाला व्यपवर्तन 


योजना के तहत नहर 
निर्माण हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ), सारंगढ़ जिला- रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


584 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2019 


[ भाग 1 


रायगढ़, दिनांक 7 जून 2019 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 10 / अ -82/ 2016-17. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( जिसे 
एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 ( 2 ) के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


सारंगढ़ 


0.308 


चिखली 
प.ह.नं. 47 


कार्यपालन अभियंता, जल 
संसाधन संभाग , रायगढ़. 


लात नाला व्यपवर्तन 
योजना के तहत नहर 
निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( रा.), सारंगढ़ जिला- रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


रायगढ़ , दिनांक 7 जून 2019 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/ अ -82/2016-17. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( जिसे 
एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 ( 2 ) के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


सारंगढ़ 


0.788 


खरवानी बड़े 
प.ह.नं. 46 


कार्यपालन अभियंता, जल 
संसाधन संभाग , रायगढ़ . 


लात नाला व्यपवर्तन 
योजना के तहत नहर 
निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ), सारंगढ़ जिला - रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019 


585 


रायगढ़, दिनांक 7 जून 2019 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/ अ -82 /2016-17 . - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( जिसे 
एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 ( 2 ) के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


सारंगढ़ 


खुडबेना 


0.426 


कार्यपालन अभियंता, जल 
संसाधन संभाग, रायगढ़ . 


प.ह.नं. 8 


लीलार नाला व्यपवर्तन 
योजना के तहत नहर 
निर्माण हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( रा.), सारंगढ़ जिला- रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


रायगढ़, दिनांक 7 जून 2019 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 15 / अ -82 / 2016-17. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे 
एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 12 ( 2 ) के द्वारा 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


प्राधिकृत अधिकारी 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


सारंगढ़ 


तिलाईदादर 


0.972 


कार्यपालन अभियंता, जल 
संसाधन संभाग, रायगढ़ . 


प.ह.नं. 8 


लीलार नाला व्यपवर्तन 
योजना के तहत नहर 
निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ), सारंगढ़ जिला - रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


586 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2019 


[ भाग 1 


रायगढ़, दिनांक 7 जून 2019 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 016/ अ -82/ 2016-17.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने 
( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा 
आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 
2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को 
इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 
में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 ( 2 ) के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


सारंगढ़ 


0.057 


बरभांठा 
प.ह.नं. 6 


कार्यपालन अभियंता, जल 
संसाधन संभाग , रायगढ़ . 


लीलार नाला व्यपवर्तन 
योजना के तहत नहर 
निर्माण हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( रा.), सारंगढ़ जिला - रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


रायगढ़, दिनांक 7 जून 2019 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 17/ अ -82/2016-17. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे 
एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 ( 2 ) के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


सारंगढ़ 


0.611 


मुडपार बड़े 
प.ह.नं. 10 


कार्यपालन अभियंता, जल 
संसाधन संभाग , रायगढ़ . 


लीलार नाला व्यपवर्तन 
योजना के तहत नहर 
निर्माण हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( रा.), सारंगढ़ जिला - रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019 


587 


रायगढ़, दिनांक 7 जून 2019 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 18 / अ -82 / 2016-17.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( जिसे 
एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 ( 2 ) के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


सारंगढ़ 


0.078 


रामभाठा 
प.ह.नं. 10 


कार्यपालन अभियंता , जल 
संसाधन संभाग, रायगढ़ . 


लीलार नाला व्यपवर्तन 
योजना के तहत नहर 
निर्माण हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ), सारंगढ़ जिला - रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


यशवंत कुमार, 


विभाग प्रमुखों के आदेश 


कार्यालय, प्रबंध संचालक , छ.ग. राज्य कृषि विपणन ( मण्डी ) बोर्ड 

बीज भवन , जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर 


रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2019 


क्रमांक/ बी -4/1/ 32 ( 2 )/भा.अधि./2019-20/2502.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक/ बी -4/1/ 32 ( 2 ) /भा.अधि./2018-19/1385 दिनांक 
25-05-2018 द्वारा श्री जे. पी . टण्डन, कृषि विकास अधिकारी को कृषि उपज मंडी समिति जयरामनगर जिला बिलासपुर का भारसाधक 
अधिकारी नियुक्त किया गया था . 


कलेक्टर, जिला बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक / क/वित्त -1/ 2019/2750 दिनांक 09-07-2019 द्वारा श्री जे. पी . टण्डन, कृषि विकास 
अधिकारी का अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने से सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री शेष नारायण जायसवाल, नायब तहसीलदार मस्तूरी 
जिला बिलासपुर को कृषि उपज मंडी समिति जयरामनगर जिला बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है . 


अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 57 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) में प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा , श्री जे. पी. टण्डन, कृषि विकास अधिकारी के स्थान पर श्री शेष नारायण जायसवाल, नायब तहसीलदार 
मस्तूरी जिला बिलासपुर को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति जयरामनगर जिला बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी 
नियुक्त किया जाता है. 


588 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2019 


[ भाग 1 


रायपुर , दिनांक 22 जुलाई 2019 


क्रमांक / बी -4/ 1/ 32 ( 2 ) /भा.अधि./2019-20/2504.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक / बी -4/1/ 32 ( 2 ) /भा.अधि./2019-20/7335 दिनांक 
21-02-2019 द्वारा श्री ए. के. सत्यापाल वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी तखतपुर , जिला बिलासपुर को कृषि उपज मंडी समिति तखतपुर जिला 
बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था . 


कलेक्टर , जिला बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक/ क/वित्त-1/2019/ 2673 दिनांक 05-07-2019 द्वारा श्री ए. के . सत्यपाल वरिष्ठ कृषि 
विकास अधिकारी तखतपुर का अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री भूपेन्द्र जोशी तहसीलदार तखतपुर को कृषि उपज मंडी 
समिति तखपुर जिला बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है. 


अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 57 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) में प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा , श्री ए. के. सत्यपाल वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी तखतपुर जिला बिलासपुर के स्थान पर श्री भूपेन्द्र 
जोशी तहसीलदार तखतपुर को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति तखतपुर जिला बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी 
नियुक्त किया जाता है. 


अभिनव अग्रवाल, 
प्रबंध संचालक . 


कार्यालय कलेक्टर ( भू - अभिलेख शाखा) , राजनांदगांव 


राजनांदगांव, दिनांक 15 जुलाई 2019 


क्रमांक/152/ भू.अ. /स.अ.भू.अ. 2/2019. - विषयांतर्गत छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, रायपुर के आदेश 
क्रमांक एफ - 6-23/ सात -1/2009 रायपुर दिनांक 20-04-2012 द्वारा छत्तीसगढ़ भू - राजस्व संहिता 1959 की धारा 90 में निहित शक्तियों के 
तहत् संहिता की धारा 68, 69, 70, 72 एवं 73 की शक्तियों के प्रयोग करने हेतु कलेक्टर को अधिकृत किया गया है. अतएव उपरोक्त आदेश 
के आधार पर राजनांदगांव जिले के तहसील डोंगरगढ़ के ग्राम नारायणगढ़ से प्रस्तावित क्षेत्र अपवर्जित करके ( ग्राम कुहीटोला हेतु प्रस्तावित 
निम्नानुसार क्षेत्रफल, जनसंख्या समाविष्ट कर ) पृथक राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है. 


स . क्र . 


भूमि मदवार 


ग्राम नारायणगढ़ 


ग्राम कुहीटोला हेतु 
प्रस्तावित 
( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 . 


593.112 


218.159 


2 . 


250.151 


181.726 


3 . 


342.961 


36.433 


4 . 


8.034 


0.00 


5 . 


14.203 


16.542 


6 . 


ग्राम का कुल रकबा 
मकबूजा का रकबा 
गैर मकबूजा का रकबा 
आबादी भूमि 
घास एवं चराई का रकबा 
पानी के नीचे 
बड़े झाड़ के जंगल 
पहाड़ चट्टान 
सड़क रास्ता 
जनसंख्या 
मवेशी संख्या 


141.541 


0.000 


7 . 


161.337 


18.171 


8 . 


0.493 


1.214 


9 . 


17.353 


0.506 


10 . 


2120 


234 


11. 


374 


145 


( 2 ) 


उपरोक्त दोनों ग्रामों की सीमा निर्धारण, सीमांकन तथा सीमा में विधिवत चांदा मुनारा की स्थापना एवं रेखामापन करने का आदेश दिया 


जाता है . 


( 3 ) 


उपरोक्त दोनों ग्रामों का पृथक - पृथक संपूर्ण राजस्व अभिलेखों का विधिवत संधारण करने का निर्देश दिया जाता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2019 


589 


राजनांदगांव, दिनांक 15 जुलाई 2019 


क्रमांक/ 153/ भू.अ./ स.अ.भू.अ. 2/ 2019. - विषयांतर्गत छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, रायपुर के आदेश 
क्रमांक एफ -6-23/ सात-1/ 2009 रायपुर दिनांक 20-04-2012 द्वारा छत्तीसगढ़ भू - राजस्व संहिता 1959 की धारा 90 में निहित शक्तियों के 
तहत् संहिता की धारा 68, 69, 70, 72 एवं 73 की शक्तियों के प्रयोग करने हेतु कलेक्टर को अधिकृत किया गया है. अतएव उपरोक्त आदेश 
के आधार पर राजनांदगांव जिले के तहसील डोंगरगांव के ग्राम आसरा से प्रस्तावित क्षेत्र अपवर्जित करके ( ग्राम अड़ाम हेतु प्रस्तावित निम्नानुसार 
क्षेत्रफल, जनसंख्या समाविष्ट कर ) पृथक राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है . 


स . क्र . 


भूमि मदवार 


ग्राम आसरा 


ग्राम अड़ाम हेतु 
प्रस्तावित 
( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 . 


1053.704 


306.312 


2 . 


836.381 


261.347 


3. 


217.388 


44.965 


4 . 


10.667 


0.813 


ग्राम का कुल रकबा 
खाते का रकबा 
गैर खाते का रकबा 
आबादी भूमि 
चराई का रकबा 
आबाद परिवार की संख्या 
जनसंख्या 
मवेशी संख्या 


5 . 


21.358 


13.963 


6 . 


564 


161 


7 . 


2876 


1062 


8 . 


1621 


400 


( 2 ) 


उपरोक्त दोनों ग्रामों की सीमा निर्धारण, सीमांकन तथा सीमा में विधिवत चांदा मुनारा की स्थापना एवं रेखामापन करने का आदेश दिया 
जाता है . 


( 3 ) 


उपरोक्त दोनों ग्रामों का पृथक - पृथक संपूर्ण राजस्व अभिलेखों का विधिवत संधारण करने का निर्देश दिया जाता है. 


जय प्रकाश मौर्य, 

कलेक्टर. 


संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन 
ब्लॉक - एक प्रथम तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर , छत्तीसगढ़ 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 16 जुलाई 2019 


क्रमांक / राज.स्था./01/ 2019-20 / 2345. - छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर , अटल 
नगर के आदेश क्रमांक ई 1-01/ 2019/ एक -2 , दिनांक 12-07-2019 के अनुक्रम में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 16-07-2019 को 
संचालक , संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर , अटल नगर का कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है. 


अतएव समस्त शासकीय, अर्धशासकीय एवं गोपनीय पत्र व्यवहार अधोहस्ताक्षरकर्ता के नाम से संबोधित करने का कष्ट करें . 


महादेव कावरे , 

संचालक. 


590 


Sopily 17543 , Grid 9 3714a 2019 


[ T 1 


उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं 


HIGH COURT OF CHHATTISGARH , BILASPUR 


Bilaspur, the 2nd July 2019 


No. 726 /Confdl./2019 / II -2-1/2019. — The following Members of Higher Judicial Service, as specified in 
Column No. (2 ) of the table below , are hereby transferred from the place mentioned in Column No. (3 ) and are 
posted on the post of Special Judge of the Special Court established by the State Government under Section 14 of the 
Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 at the place mentioned in Column No. 
( 4 ) from the date they assume charge of their office ( s) and ; 


The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Additional Sessions Judge for the 
Sessions Division mentioned in Column No. (5 ) from the date they assume charge of their office (s) : 


TABLE 


From 


To 


Posted as 


Sl. 
No. 
( 1 ) 


Name & presently 
posted as 

( 2 ) 


Sessions 
Division 

( 5 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(6 ) 


1 . 


Raigarh 


Raipur 


Raipur 


Shri Vijay Kumar Hota , Special 
Judge under SC /ST (P.A.). 


Special Judge under 
SC & ST ( P.A.) Act. 


2 . 


Durg 


Rajnandgaon Rajnandgaon 


Shri Mansoor Ahmed , Special 
Judge under SC /ST (P.A.). 


Special Judge under 
SC & ST (P.A. ) Act. 


3 . 


Surajpur 


Raigarh 


Raigarh 


Smt. Girija Devi Meravi , 
I Additional District & 
Sessions Judge . 


Special Judge under 
SC & ST (P.A.) Act. 


4 . 


Durg 


Durg 


Durg 


Shri Harish Kumar Awasthi, 
Additional District and 
Sessions Judge (F.T.C.) . 


Special Judge under 
SC & ST (P.A.) Act. 


Bilaspur, the 2nd July 2019 


No. 740 /Confd1./2019 /11-3-1 /2019. — The following Civil Judges ( Entry Level), as mentioned in column 
No. (2 ) of the table below , are hereby promoted and appointed to the post of Senior Civil Judge and consequently are 
transferred from the place , as specified in Column No. ( 3) to the place shown in Column No. (4 ) in the Revenue 
District mentioned in Column No. (5 ) and are posted in the capacity as mentioned in column No. (6 ) from the date 
they assume charge of their office ( s) : 


TABLE 


From 


To 


Posted as 


Si. 
No. 
( 1) 


Name & presently 
posted as 

( 2 ) 


Revenue 
District 

( 5 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(6 ) 


1 . 


Sarangarh 


Champa 


Civil Judge Class- I 


Shri Subodh Mishra , Addl. 
Judge to the Court of I 
C.J.- II , Raigarh at Sarangarh . 


Janjgir 
Champa 


2 . 


Katghora 


Pendra 


Bilaspur 


Civil Judge Class -I 


Smt. Ravinder Kaur, Civil 
Judge Class - II. 


HM 1 ] 


OTHIC 21543 , facit 9 3717 2019 


591 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


( 5 ) 


(6 ) 


3 . 


Katghora 


Korba 


Ku . Sakshee Dixit, Civil Judge 
Class - II . 


Civil Judge Class -I 


Manendra 
grah 


4 . 


Shri Sheelu Singh , Civil Judge 
Class - II . 


Takhatpur 


Bhatapara 


Baloda- Bazar 


Civil Judge Class -I 


5 . 


Saja 


Raipur 


Raipur 


Shri Sumit Kumar Harsyana , 
Civil Judge Class - II. 


VI Civil Judge Class- I 


6 . 


Civil Judge Class - I 


Shri Jeetendra Pradhan , Civil 
Judge Class - II. 


Dharamjai 
garh 


Bhanu 
pratappur 


Uttar Bastar 
(Kanker) 


7 . 


Raipur 


Raipur 


Raipur 


VII Civil Judge Class - I 


Dr. Sumit Kumar Soni, 
I Civil Judge Class - II. 


8 . 


Balod 


Patan 


Durg 


Smt. Manisha Thakur, Secretary 
District Legal Service Authority . 


Civil Judge Class -I 


9 . 


Nagari 


Kunkuri 


Jashpur 


Civil Judge Class -I 


Shri Radheshyam Dhruw , Civil 
Judge Class - II. 


10 . 


Dondilohara 


Ambikapur 


III Civil Judge Class -I 


Smt. Sarojani Janardan Khare , 
Civil Judge Class- II. 


Surguja 
(Ambikapur ) 


11. 


Basna 


Bilha 


Bilaspur 


Civil Judge Class- I 


Shri Shyam Kumar Sahu , Addl. 
Judge to the court of I C.J. - II, 
Mahasamund at Basna . 


12 . 


Bilaigarh 


Kasdol 


Smt. Anita Dhruw , Civil Judge 
Class - II . 


Baloda- Bazar 


Civil Judge Class -I 


13 . 


Mahasamund 


Sakti 


Civil Judge Class -I 


Ku . Rajeshwari Suryawanshi, 
Secretary, District Legal 
Services Authority . 


Janjgir 
Champa 


14 . 


Simga 


Raipur 


Raipur 


V Civil Judge Class - I 


Shri Vijendra Sonwani, Civil 
Judge Class - II . 


15 . 


Durg 


Surajpur 


Surajpur 


II Civil Judge Class - I 


Shri Girish Kumar Mandavi, 
VIII Civil Judge Class- II . 


16 . 


Chirmiri 


Akaltara 


Civil Judge Class- I 


Shri Anand Borkar, Addl. 
Judge to the court of C.J.- II, 
Baikunthpur at Chirmiri. 


Janjgir 
Champa 


17 . 


Malkharoda 


Gharghora 


Raigarh 


Civil Judge Class- I 


Ku . Pratibha Markam , Civil 
Judge Class - II. 


18 . 


Jaijaipur 


Saraipali 


Mahasamund 


Civil Judge Class -I 


Smt. Chandrakala Devi Sahu , 
Civil Judge Class -II. 


19 . 


Sitapur 


Kawardha 


II Civil Judge Class - I 


Shri Bhupat Singh Sahu , Civil 
Civil Judge Class- II . 


Kabirdham 
(Kawardha ) 


20 . 


Durg 


Bhilai - 3 


Durg 


Civil Judge Class -I 


Ms. Shubhda Goyal, IV Civil 
Judge Class - II . 


592 


S9THIĘ 15149, facich 9 3717 2019 


[ 1 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


21. 


Ambikapur 


Sarangarh 


Raigarh 


Civil Judge Class - I 


Shri Mohit Singh , I Civil 
Judge Class - II . 


22 . 


Dantewara 


Kurud 


Dhamtari 


Civil Judge Class- I 


Shri Mahesh Babu Sahu , 
Secretary , District Legal 
Services Authority . 


23 . 


Rajnandgaon 


Civil Judge Class -I 


Shri Rosemin Rajesh Xaxa , 
Civil Judge Class- II. 


Wadrafnagar Ambagarh 

Chawki 


24 . 


Surajpur 


II Civil Judge Class -I 


Ku . Reshma Bairagi, I Civil 
Judge Class - I. 


Baikunthpur Koriya 

( Baikunthpur) 


25 . 


Pamgarh 


Pratappur 


Surajpur 


Civil Judge Class -I 


Shri Satish Kumar Khakha, 
Civil Judge Class - II . 


26 . 


Kondagaon 


Civil Judge Class -I 


Shri Nixion Daved Lakra , 
Secretary, District Legal 
Services Authority . 


Ramanujganj Balrampur at 

Ramanujganj 


By order of the High Court, 
NEELAM CHAND SANKHLA , Registrar General. 


